सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 वैशाख , 1938 ( श०) 


संख्या- 323 


राँची , गुरुवार , 


18 मई, 2017 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
4 अप्रैल , 2017 


संख्या -3 /पद-1(क )- 05/ 2015 का . 5114 -- अपर समाहर्ता जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री 
विधान चन्द्र चौधरी , को माननीय प्रधानमंत्री के साहेबगंज भ्रमण के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु 
साहेबगंज जिला में दिनांक 5 अप्रैल , 2017 से 6 अप्रैल , 2017 तक प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या-3 / पद-1( क)-05 / 2015 का . 5115 -- विशेष भू- अर्जन पदाधिकारी, देवघर के पद पद 
पदस्थापित श्री सुधीर कुमार दास , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक -741/ 03 , गृह जिला- देवघर) को माननीय 
प्रधानमंत्री के साहेबगंज भ्रमण के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु साहेबगंज जिला में दिनांक 
5 अप्रैल , 2017 से 6 अप्रैल , 2017 तक प्रतिनियुक्त किया जाता है | 

संख्या-3/ पद -1( क)- 05 / 2015 का . 5116-- निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण 
विकास अभिकरण, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित श्री रामवृक्ष महतो, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
860/ 03, गृह जिला- राँची) को माननीय प्रधानमंत्री के साहेबगंज भ्रमण के दौरान विधि व्यवस्था 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 18 मई , 2017 
सधारण हेतु साहेबगंज जिला में दिनांक 5 अप्रैल , 2017 से 6 अप्रैल , 2017 तक प्रतिनियुक्त किया 
जाता है । 


संख्या-3/ पद-1(क )- 05 / 2015 का . 5117-- भूमि सुधार उप समाहर्ता, देवघर ( अतिरिक्त प्रभार 
जिला भू - अर्जन पदाधिकारी , देवघर ) के पद पर पदस्थापित श्री राधेश्याम प्रसाद , झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांका 835 / बी / 03 , गृह जिला - नवादा) को माननीय प्रधानमंत्री के साहेबगंज भ्रमण के दौरान विधि 
व्यवस्था संधारण हेतु साहेबगंज जिला में दिनांक 5 अप्रैल , 2017 से 6 अप्रैल, 2017 तक प्रतिनियुक्त 
किया जाता है । 


संख्या -3/ पद-1( क )- 05 / 2015 का . 5118-- कार्यपालक दण्डाधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित 
श्री प्रवीण कुमार प्रकाश , झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच, गृह जिला - हजारीबाग) को माननीय प्रधानमंत्री के 
साहेबगंज भ्रमण के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु साहेबगंज जिला में दिनांक 5 अप्रैल , 2017 से 
6 अप्रैल , 2017 तक प्रतिनियुक्त किया जाता है । 


संख्या -3 / पद -1( क )- 05 / 2015 का . 5119-- अंचल अधिकारी, देवघर के पद पर पदस्थापित श्री 
शैलेश कुमार , झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला- गिरीडीह ) को माननीय प्रधानमंत्री के साहेबगंज भ्रमण 
के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु साहेबगंज जिला में दिनांक 5 अप्रैल , 2017 से 6 अप्रैल , 2017 
तक प्रतिनियुक्त किया जाता है | 


2. उपर्युक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को दण्ड संहिता के नियम 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 
20 के तहत साहेबगंज जिला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

3. संबंधित प्रतिनियुक्त पदाधिकारी उपायुक्त, साहेबगंज के कार्यालय में अविलम्ब योगदान 
सुनिश्चित करेंगे तथा माननीय प्रधानमंत्री के भ्रमण कार्यक्रम के समापन के उपरांत सम्बन्धित 
उपायुक्त द्वारा विरमित किये जाने के पश्चात वापस होंगे । 

4. नियंत्री पदाधिकारी सम्बंधित पदाधिकारियों को उपायुक्त , साहेबगंज के कार्यालय में योगदान 
हेतु तत्काल विरमित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 323 -- 50 


